निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1085 ) पटना, बुधवार, 23 सितम्बर 2015 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

18 सितम्बर 2015 
सं0 04 / HFA-08/ 2015 - 4120 — सबके लिए आवास (शहरी) योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के 
कंडिका - 16.5 में अंकित प्रावधान एवं विभागीय संकल्प सं0 - 3812 दिनांक 26 .08.15 के आलोक में नगर विकास एवं 


आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्था बिहार शहरी विकास अभिकरण ( BUDA) को योजना का State 
level Nodal Agency (SLNA) नामित किया जाता है । 

2. योजना के अधीन BUDA द्वारा निम्नांकित कार्य संपादित किये जायेंगे : 


( II ) 


राज्य 


शहरी स्थानीय निकायों / कार्यकारी एजेंसी से प्रोजेक्ट प्राप्त करना तथा SLTC / आउटसोर्सिंग के 
माध्यम से वाह्य विशेषज्ञों के द्वारा कार्यों का मूल्यांकन समन्वय और सुधार करना । 
राज्यस्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC ) से प्राप्त प्रतिवेदन / प्रस्तावों का SLSMC के अनुमोदन 

हेतु अनुशंसा करना एवं स्वीकृति प्राप्त करना । 
( III ) केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का प्रबंधन करना । 
(IV ) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, आसान ऋण अथवा अनुदान एवं ऋण के रूप में उपलब्ध 

करायी जाने वाली धनराशि को विमुक्त करना । 
( V) स्वीकृत परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करना । 
( VI ) मेमोरैण्डम ऑफ एग्रीमेंट में उल्लेखित सुधारों / लक्ष्य प्राप्ति के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना । 


( VII) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 सितम्बर 2015 
MoHUPA को वार्षिक कार्य योजना, उपयोगिता प्रमाण पत्र , त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 
प्रतिवेदन प्रेषित करना एवं अन्य सभी आवश्यक कार्य जो योजना को गति प्रदान करने में आवश्यक 


हो । 


( VIII) शहरी स्थानीय निकायों एवं कार्यकारी एजेंसियों को विमुक्त निधि के अंकेक्षित लेखाओं का संधारण 


करना । 
(IX ) राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन करना । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित 


किया जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1085 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih .nic . in 


